निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 373) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

9 मार्च 2019 
सं0सं0 - ओ० / बि०मा०आ० - 49 / 2016 - 2780 — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ( एक्ट नं0 - 10 , 
1994 ) यथा संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ( संशोधित ) 2006 (एक्ट नं0 -43, 2006) की धारा - 22(i) के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से बिहार राज्य मानवाधिकार 
आयोग के लिए सदस्य के रिक्त हुए पद को भरे जाने हेतु श्री शशि शेखर शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( सेवानिवृत ) 
एवं श्री उज्ज्वल कुमार दूबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( सेवानिवृत ) को आयोग के सदस्य के रूप में उनके पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से नियुक्त करने की कृपा की है । 
2. आयोग का मुख्यालय पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 27 दिनांक 03.01.2000 के तहत पटना में रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
अपर मुख्य सचिव । 


9 मार्च 2019 
सं0सं0 - ओ० / बि०मा०आ० - 49 / 2016 - 2780 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत - संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में इसका प्राधिकार पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
अपर मुख्य सचिव । 


2 


PER TOE ( 3TTITERU ) , 12 HIT 2019 


The 9th March 2019 
No. - 3110 / COHT037T0 — 49 / 2016 . – 2780 — In exercise of the powers conferred by 
section 22 ( 1 ) of the Protection of Human Right Act 1993 (Act- 10 of 1994 ) and the 
Protection of Human Rights (Amendment) Act 2006 (Act- 43 of 2006 ), the Governor of 
Bihar, by warrant under his hand and seal has appointed Shri Shashi Shekhar Sharma, IAS 
(Retd .) and Shri Ujjwal Kumar Dubey , District and Session Judge (Retd .) as members of 
Bihar State Human Rights Commission with effect from the date they assume the charge of 
their office . 

2 . The office of the Commission shall be at Patna , as already notified vide 
notification No.- 27 dated 03 -01- 2000 . 

By order of the Governor of Bihar , 

AMIR SUBHANI, 
Additional Chief Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fET THE (BREITETUT ) 373 -571 + 10 doctogol 

Website : http ://egazette. bih .nic . in 


